निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 भाद्र 1939 ( श० ) 
( सं० पटना 822 ) पटना , शनिवार , 9 सितम्बर 2017 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

9 सितम्बर 2017 
सं0 बी1-3- 49 / 2016- 43 — संविधान के अनुच्छेद 171 के खण्ड (3) के उपखण्ड (ङ) एवं खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल द्वारा मनोनीत बिहार विधान परिषद् के सदस्य सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार के दिनांक 06. 01. 2016 के 
प्रभाव से निरर्हता से ग्रस्त होने के फलस्वरूप बिहार विधान परिषद् में रिक्त 1 (एक ) स्थान को भरने के लिए महामहिम राज्यपाल 
निम्नलिखित एक व्यक्ति को बिहार विधान परिषद् के सदस्य के रूप में मनोनीत करते हैं : 
क्रमाक मनोनीत सदस्य का नाम 

सेवा निवृत्ति की तिथि 


पशुपति कुमार पारस 


23 .05.2020 


बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
___ सोहन कुमार ठाकुर , 

सरकार के अपर सचिव । 


The 9th September 2017 
No.-B1-3 -49 /2016 - 43 — In exercise of power conferred by Sub -Clause (e ) of Clause ( 3) and 
Clause (5) of Article 171 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to nominate 
following 1 (one ) personin Bihar Legislative Council to fill 1 (one) vacancy in Bihar Legislative 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 9 सितम्बर 2017 


Council due to disqualification of nominated member Samrat Chaudhary alias Rakesh Kumar on 
06 - 01 - 2016 : 


Sl. No . 


Name of Nominated Member 


Date of Retirement 


Pashupati Kumar Paras 


23 - 05 - 2020 


By order of the Governor of Bihar, 
SOHAN KUMAR THAKUR , 

Additional Secretary . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 822 -571 + 50 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic . in 


